निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 माघ 1936 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 2 फरवरी 2015 


( सं० पटना 222 ) 


सं0 5 / सह. फ . बी . - 160 / 2014 - 4808 

सहकारिता विभाग 


संकल्प 

24 दिसम्बर 2014 
विषय: - रब्बी 2014 - 15 मौसम में राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ( NAIS ) लागू करने की स्वीकृति । 

प्राकृतिक आपदाओं यथा - बाढ़, सुखाड़, तुषारापात आदि कारणों से फसलों की क्षति होने की अवस्था में बीमित 
कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली फसल उगाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग 
के संकल्प संख्या - 1261 दिनांक 08.04.2000 द्वारा खरीफ 2000 से ही भारत सरकार की फसल बीमा योजना 
यथा - राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ( NAIS) राज्य में लागू की गई है । 

2. कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या - 13015 / 02 / 20 
Credit || दिनांक 21.02. 2014 द्वारा खरीफ 2014 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ( NAIS ) को रोक दिया गया 
था । पुनः कृषि मंत्रालय , कृषि एवं सहकारिता विभाग , भारत सरकार के पत्र संख्या - 13011 / 04 / 2004 - Credit || 
दिनांक 10. 07. 2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ( NAIS ) के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2014 - 15 के लिए प्रशासनिक 
स्वीकृति संसूचित की गई है । 

3. अतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार राज्य के सभी जिलों में रब्बी 2014 - 15 मौसम के 
लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ( NAIS) लागू की जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेश गुप्ता , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 222 - 571 + 20- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


